निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 26 मई 2010 


( सं० पटना 336 ) 


सं0 2प / वि 2 - 244 / 06 – 3974 

पंचायती राज विभाग 


संकल्प 

26 मई 2010 
विषय : — पंचायती राज विभाग के विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी 

का गठन । 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11 मई 2010 में मद संख्या 3 में राज्य सरकार की अभिकल्पना के प्रेरक अभिकरण के रूप में पंचायती राज 
संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, विकेन्द्रीकरण सुधारों के सृजन एवं उनके संवेग का संग्रहण तथा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न विभागों में सुदृढ़ीकरण पहल 
के समन्वयन की दिशा में कार्य किये जाने निमित बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया है । 


बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का समृति पत्र ( संध का ज्ञापन) निम्नवत् है - 


1. सोसाईटी का नाम — सोसाईटी का नाम बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (बि .ग्रा. स्व. यो . सो.) ( एतस्मिनपश्चात् राज्य सोसाईटी के रूप में निर्दिष्ट ) 
होगा । यह सोसाईटी बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहित है । 


सोसाईटी का मुख्य कार्यालय पटना में होगा । सोसाईटी का पंजीकृत कार्यालय पटना में अवस्थित 


2. सोसाईटी का स्थान एवं पंजीकृत कार्यालय 
होगा । 


3. कार्य क्षेत्र — राज्य सोसाईटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार होगा । 


4. अभिकल्पना — बिहार सरकार की अभिकल्पना के प्रेरक अभिकरण के रूप में विभिन्न विभागों में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण, विकेन्द्रीकरण 
सुधारों के सृजन एवं उनके संवेग का संग्रहण एवं पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पहल के समन्वयन की दिशा में कार्य करना । 


5. उद्देश्य — (1) पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों के सामर्थीकरण एवं उनकी स्वायत्तता को संपुष्ट करने हेतु नीति एवं प्रशासनिक वातावरण का 

उन्नयन । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 मई 2010 


(2) पंचायती राज संस्थाओं की अभिशासन क्षमता का उन्नयन, सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं को सूत्रबद्ध करना एवं वैसी 

विवेकाधीन विकास गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाशील हो । 
( 3) पंचायती राज संस्थाओं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुकता पैदा करना एवं अंतर्वेशित और जवाबदेह पंचायती राज संस्थाओं अभिशासन के प्रति 

मांग उत्प्रेरित करना । 
( 4) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण योजनाओं के लिए फसिलिटेटर / प्रशिक्षक / निजी एवं लोक संस्थान / लोक सोसाईटी संस्थान / 

पंचायती राज संस्था सुधार अधिवक्ता को शामिल करना । 
( 5) अभिशासन, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में वृद्धि हेतु पंचायतों में वांक्षित संरचना का सृजन करना । 


6. व्याप्ति — प्रारंभ में सोसाईटी, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना (प्रोजेक्ट - ग्राम स्वराज) के प्रबंधन हेतु एवं बिहार 
सरकार द्वारा यथा अभिकल्पित , इसके कार्यक्षेत्र के राज्यव्यापी विस्तार हेतु उत्तरदायी होगी । 


7. नीतियां 

• 


कार्य एवं शक्तियों का अंतरण जैसा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में उपबंधित है । 
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता का निर्माण, साथ - ही - साथ, 

सरकार के तत्वाधान में शीर्ष विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन । 
पंचायती राज संस्थाओं को नागरिकों एवं ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु रचनातंत्र को सम्पुष्ट करना । 
महत्वपूर्ण प्राथमिक संरचनाएं जैसे पंचायत सरकार भवनों, संसाधन केंद्रों, एम. आई.एस. एवं आई. सी .टी . इत्यादि का निर्माण । 


8. राज्य सोसाईटी के संस्थापक सदस्य एवं इसका गठन – अधोहस्ताक्षरी सदस्य, इस संगठन के ज्ञापन में वर्णित उद्देश्य हेतु आपस में संघ बनाते हुए 
एवं जो पारस्परिक रूप से एक सोसाईटी के गठन हेतु इच्छुक हैं , राज्य सोसाईटी के संस्थापक सदस्य हैं । संस्थापक सदस्य, उनके पदनाम से एवं उनके 
उत्तराधिकारी उनके स्थान पर संस्थापक सदस्य के रूप में माने जायेंगे । 

हम , अधोहस्ताक्षरी, जिनके नाम , व्यवसाय और पता नीचे दिये गये हैं, संगठन के ज्ञापन के लिए एतद् द्वारा अपने नामों को अनुमोदित करते 
हैं एवं पारस्परिक रूप से, बिहार सोसाईटी निबंधन अधिनियम, 1860 के अधीन बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के नाम से एक सोसाईटी का गठन 
करते हैं । 


क्र . सं. 


पदनाम 


हस्ताक्षर 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


नाम एव व्यवसाय 
के सी साहा, 
विकास आयुक्त, बिहार सरकार 
दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव / सचिव 
पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार 
भानु प्रताप शर्मा, 
प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग , बिहार सरकार 
विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार 
के संतोष मैथ्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार 
अंजनी कुमार सिंह, 
प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग , बिहार सरकार 
विजय कुमार वर्मा, 
प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार 
सी.के. मिश्रा, 
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार 
शशि शेखर शर्मा, 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग 
रविन्द्र पवार , 
प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार सरकार 
अमिताभ वर्मा, 
महानिदेशक , बिपार्ड / सर्ड, बिहार सरकार 
दया निधान पाण्डेय , 
परियोजना निदेशक, (बि.ग्रा. स्व. यो. सो.) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


11 


सदस्य 


___ 12 


सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 मई 2010 


9. कार्यकारणी समिति 


कार्यकारणी समिति के सदस्य - 

कार्यकारणी समिति में संवाचित सदस्यों को छोड़कर अधिकत्तम ग्यारह सदस्य होंगे । कार्यकारणी समिति में न्यूनतम सात सदस्य संस्थापक 
सदस्यों में से होंगे । राज्य सोसाईटी की कार्यकारणी समिति , जिसे प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, में निम्न सदस्य होंगे 


क्र . सं . 


पटनाम 


व्यवसाय 
प्रधान सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार 


पदनाम 
अध्यक्ष - सह - मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


A 


सदस्य 


सदस्य 


| प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप सचिव से | 
निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग , अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप 
सचिव से निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप 
सचिव से निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि 
उप सचिव से निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप सचिव से 
निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप | 

सचिव से निम्न स्तर का न हो , बिहार सरकार 
| प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो कि उप सचिव 

से निम्न स्तर का न हो , बिहार सरकार 
प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग , अथवा उनका / उनकी प्रतिनिधि जो 
कि उप सचिव से निम्न स्तर का न हो, बिहार सरकार 
महा निदेशक , विपार्ड / सर्ड, बिहार सरकार 
परियोजना निदेशक 
बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


10 


सदस्य 
सदस्य – सचिव 


11 


आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं 
इसकी प्रति सरकार के सभी विभागो एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

कामेश्वर शुक्ला, 

सरकार के उप- सचिव । 
26 मई 2010 
सं0 2प / वि 2 – 244 / 06 – 3974 — मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11 मई 2010 में मद संख्या 3 में बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी 
के संघ का ज्ञापन अनुमत किया है, का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के 
खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में पाठ ही अधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

कामेश्वर शुक्ला, 

सरकार के उप - सचिव । 
No . 2P/ V 2-244/06 _ 3974 


RESOLUTION 

The 26th May 2010 
SUBJECT: — Formation of World Bank supported ‘Bihar Gram Swaraj Yojna Society for 

the purpose of Bihar Panchayat Strengthening Project under Panchayati Raj 
Department. 

Bihar Cabinet meeting held on 11 " .May 2010 under agenda no .- 3 decided to form 
‘ BIHAR GRAM SWARAJ YOJNA SOCIETY which shall be a catalyst agency for the 
Government of Bihar s vision for empowering Panchayati Raj Institutions , creating and 


PER JGTC (31HTETUT ), 26 HS 2010 


sustaining momentum of its decentralization reforms, and coordinating PRI 
empowerment initiatives across departments . 

The MEMORANDUM Of ASSOCIATION of the ‘ BIHAR GRAM SWARAJ 
YOJNA SOCIETY are as follows 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF BIHAR GRAM SWARAJ YOJNA SOCIETY 
1. Name of the Society — The name of the Society shall be " Bihar Gram Swaraj Yojna 
Society " ( BGSYS ) (hereinafter referred to as the " State Society " ). The Society is 
promoted by Government of Bihar . 


2 . Location and Registered office of the Society — The Society shall have its head office at 
Patna . The registered office of the Society will be located at Patna . 


3 . Area of Operation — The area of operation of the State Society will be whole Bihar. 


4 . Vision — To be a catalyst agency for the Government of Bihar s vision for empowering 
Panchayati Raj Institutions, creating and sustaining momentum of its decentralization 
reforms, and coordinating PRI empowerment initiatives across departments. 


5 . Objectives , 
( 1 ) To improve the policy and administrative environment to enable the PRI functions and 

strengthen their autonomy. 
(2 ) To improve PRI Governance capacity , to formulate plans to implement Government 

Schemes and undertake discretionary development initiatives that are responsive to 

Community needs. 
( 3 ) To build awareness of PRI responsibilities and stimulate demand for inclusive and 

accountable PRIGovernance . 
(4 ) To engage facilitators / Trainers /Private and Public Institutions /Civil Society 

Organizations/ PRI Reform advocates for Capacity building programmes for PRIS 
(5 ) To build requisite infrastructure in Panchayats to enhance Governance , 

Accountability and Transparency . 


6 . Scope – The society will be initially responsible for managing the World Bank assisted 
Bihar Panchayat Strengthening Project (PROJECT -GRAM SWARAJ) and expand its scope 
ofwork throughout the State as envisioned by the Government of Bihar . 


7 . Strategy 

Devolution of Functions and Powers as envisaged in the Bihar Panchayati Raj 
Act, 2006 . 
Building capacity of Pris in performing its functions as per the Bihar Panchayati 
Raj Act 2006 , as well as implementing flagship government sponsored 
development and welfare programmes . Building Capacities of the DOPR and 
other agencies working with the PRIS. 
Strengthen mechanisms to make PRIs accountable and transparent to the 
citizens and the Gram Sabhas . 
To build primary critical infrastructure such as Panchayat Sarkar Bhawans, 
Resource Centers, development ofMIS & ICTs etc . 


ROER JIGIC (31HTETUT), 26 HS 2010 


8. Founding members and formation of the State Society. — The undersigned members, 
associating themselves for the purpose described in this Memorandum of Association 
and desirous of forming themselves into a society are the founder members of the State 
Society . The founder members by designation and their successors shall be treated as 
founder members in their place . 

We, undersigned , whose names, occupation and address as given below , do 
hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and form ourselves 
into a society namely the Bihar Gram Swaraj Yojna Society under the Bihar Societies 
Registration Act, 1860 . 


SI. NO 


Designation 


Signature 


Chairperson 


02 


Member 


03 


Member 


Tanas , 


Member 


Name & Occupation 
K C Saha, 
Development Commissioner , 
Government of Bihar 
Deepak Prasad , 
Principal Secretary / Secretary , 
Panchayati RajDepartment, 
Government of Bihar 
Bhanu Pratap Sharma, 
Principal Secretary / Secretary , Finance 
Department, Government of Bihar 
Vijoy Prakash , 
Principal Secretary / Secretary , 
Planning and Development 
Department, Government of Bihar 
K Santosh Mathew , 
Principal Secretary /Secretary,Rural 
Development Department , 
Government of Bihar 
Anjani Kumar Singh , 
Principal Secretary / Secretary , 
Human Resource Development 
Department, Government of Bihar 
Vijay Kumar Verma, 
Principal Secretary / Secretary , Social 
Welfare Department,Government of 
Bihar 
CK Mishra Principal Secretary , 
Health Department, Government of 
Bihar 


05 


Member 


06 


Member 


07 


Member 


08 . 


Member 


Shashi Shekhar Sharma, 
Principal Secretary / Secretary , Rural 
Works Department , Government of 
Bihar 


09 


Member 


Rask JGTE ( 31HTERUT) , 26 HS 2010 


Sl.No 


Designation 


Signature 


10 


Member 


Name & Occupation 
Rabindra Pawar, 
Principal Secretary/ Secretary , PHED , 
Government of Bihar 
Amitabh Verma, 
Director General BIPARD /SIRD, 
Government of Bihar 
Daya Nidhan Pandey, 
Project Director, BGSYS . 


Member 


Member Secretary 


9 . Executive Committee 
Members of the Executive Committee 


The Executive Committee shall have a maximum of eleven members excluding 
co - opted members. Not less than Seven members of the Executive Committee shall be 
from the founder members . The Executive Committee of the State Society, to whom the 
management is entrusted , shall consist of the following members : 


Sl.No . 


Occupation 
Principal Secretary / Secretary , Panchayati Raj 
Department, Government of Bihar 


Designation 
President Cum 
Chief Executive 

Officer 


01 


Member 


03 


Member 


04 


Member 


Principal Secretary / Secretary 
Finance Department or his / her representative not 
below the rank of Deputy Secretary , Government of 
Bihar 
Principal Secretary / Secretary , Planning and 
Development Department or his / her representative 
not below the rank of Deputy Secretary,Government 
of Bihar 
Principal Secretary / Secretary , Rural Development 
Department or his/ her representative not below the 
rank of Deputy Secretary, Government of Bihar 
Principal Secretary / Secretary , 
Human Resource Development Department or his / 
her representative not below the rank of Deputy 
Secretary , Government of Bihar 
Principal Secretary / Secretary , 
Health Department or his / her representative not 
below the rank of Deputy Secretary , Government of 
Bihar 
Principal Secretary / Secretary , 
Social Welfare Department or his / her representative 
not below the rank of Deputy Secretary , Government 
of Bihar 


Member 


05 


06 


Member 


07 


Member 


PER JIGIC ( 37HTERUT), 26 HS 2010 


Sl.No . 


Designation 


08 


Member 


09 


Occupation 
Principal Secretary / Secretary , Rural Works 
department, or his / her representative not below the 
rank of Deputy Secretary , Government of Bihar 
Principal Secretary / Secretary ,PHED , or his / her 
representative not below the rank of Deputy 
Secretary , Government of Bihar 
Director General BIPARD / SIRD , 
Bihar, Government of Bihar 
Project Director , 
Bihar Gram Swaraj Yojna Society 


Member 


10 


Member 


11 


Member Secretary 


ORDER - Order is hereby placed for publishing of this Resolution for general information 

in the issue of the forth coming extraordinary Bihar Gazette and the copy to be 
circulated to all departments and departmental heads of the state for their 
information and necessary action . 

By order of the Governor of Bihar , 

KAMESHWAR SHUKLA , 
Dy. Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHT (3HTEIRUT ) 336 - 571+ 500 -socotton 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


